निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 8 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 775) 


कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 


अधिसूचना 

22 जून 2015 
सं0 07 / नि . (विधि ) स०व0 - 21 / 2002 – 3721 — निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के आदेश ज्ञापांक 
4692 दिनांक 03. 09. 2009 के द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दी पीपुल्स अर्बन 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ., मुजफ्फरपुर का परिसमापक नियुक्त किया गया था । श्री कुमार का स्थानांतरण अन्यत्र हो चुका 


और चूंकि बैंक के परिसमापन कार्य के त्वरित निष्पादन हेतु परिसमापक एवं सहायक परिसमापक की नियुक्ति 
की आवश्यकता प्रतीत हुई है । 

अतः मैं अजय कुमार चौधरी, निबंधक, सहयोग समितियाँ , बिहार, पटना, बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 
1935 की धारा - 44 (1) एवं बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम - 64( 2) में प्रदत्त शक्त्यिों का प्रयोग 
करते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 4692 दिनांक 03.02.2009 के क्रम में अगले आदेश तक जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दी पीपुल्स अर्बन को - ऑपरेटिव बैंक लि . का पदेन परिसमापक नियुक्त करता हूँ । साथ ही , 
उनके सहायतार्थ सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को पदेन सहायक परिसमापक नियुक्त 
करता हूँ । 

परिसमापक और सहायक परिसमापक समिति के परिसमापन की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पन्न कराना 
सुनिश्चित करेंगे । 

आदेश से, 
अजय कुमार चौधरी, 
निबंधक, सहयोग समितियाँ । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 775 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic.in 


